सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 8 कार्तिक, 1936 ( श० ) 
संख्या 830 राँची, गुरुवार 

19 नवम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 
सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
6 नवम्बर , 2015 


संख्याः- 1 @ स्था0 राज0 स्थानान्तरण) - 08/ 2012 खण्ड . I- 29 2 3 श्री कुमोद कुमार, जिला सहकारिता 
पदाधिकारी] पाकुड़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी] गुमला के 
पद पर पदस्थापित करते हुए प्रबंध निदेशक दी गुमला-सिमडेगा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0] गुमला एवं 
महाप्रबंधक ] आई०सी०डी०पी०] गुमला का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


संख्याः- 1@ स्था० राज० स्थानान्तरण) - 08/ 2012 खण्ड. 1-29 2 3 श्री राकेश कुमार सिंह, जिला 
सहकारिता पदाधिकारी] दुमका अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक] केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०] दुमका को अपने 
कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी] पाकुड़ के पद का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


___ 1. अतः झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 19 3 5 की धारा 62 % द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना में उल्लिखित जिला सहकारिता पदाधिकारी को स्तम्भ- 3 में 
वर्णित क्षेत्राधिकार एवं शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली] 
19 5 9 के अन्तर्गत निबंधक सहयोग समितियाँ की वे शक्तियाँ प्रदत्त करते है| जो नीचे स्तम्भ- 2 में अंकित 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 जुलाई, 2 0 15 

शक्तियाँ 


क्र० 


शक्ति सीमा 


झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 26 ] 
445 % 48- 84 एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ तथा 
झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली] 1959 के नियम- 37 ] 
38 एवं 39 को छोड़कर नियम 20 ] 22 ] 23 ] 24 एवं 25 सहित 
अन्य सारी शक्तियाँ । 


उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर 
जिला सहकारिता पदाधिकारी 
की सारी शक्तियाँ । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ] 

बिपता उराँव , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण) 8 3 0 – 50 + 2 5 | 


